818 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT . 15 , 2002 ( ASVN. 23, 1924 SAKA) 


[ PART I 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 25 सितम्बर, 2002 


संख्या नि 0 न0 ग्रा ० आ0-40 न0 योo( ह0)-2002 / एम0-263 / 3290. - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास. तथा विनियमन अधिनियम , 
1975 (1975 का अधिनियम 8) की धारा 7 - क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए सोनीपत के नगरीय 
क्षेत्र को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते हैं , अर्थात् 


अनुसूची 
सोनीपत नगर के नगरपालिका क्षेत्र के ईर्द- गिर्द तथा भीतर के क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी 0 पी 0 (एस) 
873/2000 दिनांक 19 जुलाई 2000 के साथ पढ़ा जाए । 


गांव 


उत्तर :- बिन्दु "ए " जोकि गांव बडवासनी के आयत नं 0 12 के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरु होता हुआ उत्तर दिशा के साथ- साथ गांव 
बडवासनी , सोनीपत रुरल, ठरु , ओल्देपुर, जवाहरी, अब्दुलापुर, कुरड़ इब्राहिमपुर और हसनपुर की रेवन्यू सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ बी ” तक 
पहुंच जाती है, जोकि गांव हसनपुर की सीमा के साथ - साथ आयत नं 0 19 के पूर्वी किनारे पर मिलती है । 

पूर्व :- बिन्दु “ बी ” से गांव हसनपुर की पूर्वी सीमा के साथ- साथ आयत संख्या 19, 26 , 31, 40 , 45, 54 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ 
दक्षिण की तरफ उस बिन्दु तक जहां गांव मुरथल की सीमा मिलती है। उसके बाद गांव मुरथल की आयत संख्या 67, 87 की पूर्वी सीमा के साथ 
साथ दक्षिण की ओर आयत संख्या 87 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक । उसके बाद आयत संख्या 94, 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 की उत्तरी सीमा के 
साथ - साथ पूर्व की तरफ आयत संख्या 100 के उत्तरी पूर्वी कोने तक जोकि बिन्दु “ सी ” है । गांव मुरथल की आयत संख्या 100 के उत्तरी पूर्वी कोने 
से शुरु होकर जोकि बिन्दु “ सी ” है दक्षिण की तरफ आयत संख्या 100 , 109, 133, 150 , 179 , 194, 219, 231, 254 व 262 गांव मुरथल की पूर्वी 
सीमाओं के साथ उस बिन्दु तक जहां पर गांव कमासपुर की सीमा मिलती है । उसके बाद गांव कमासपुर की आयत संख्या 10 , 13 , 21, 30 , 37 , 
51, 58, 70 की पूर्वी सीमाओं के साथ दक्षिण की तरफ आयत संख्या नं 0 70 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक जहां गांव किशोरा की सीमा मिलती है । 
उसके बाद आयत संख्या 2 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ दक्षिण की तरफ उस आयत संख्या के दक्षिण पूर्वी कोने तक । उसके बाद गांव किशोरा 
की आयत संख्या 5 गांव मुशादपुर की आयत संख्या 33. 32 , 31, 30, 29 की तरफ सीमा के साथ- साथ पूर्व की तरफ उस बिन्दु तक जहां पर 

मुशादपुर , असदपुर और दिपालपुर की सीमा मिलती है । उसके बाद गांव की सीमा के साथ -साथ उत्तर पूर्व की ओर आयत संख्या 28 तक । 
उसके बाद गांव मुशादपुर की आयत संख्या 28 , 38 , 41, व 51 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की तरफ उस बिन्दु तक जहां पर गांव 
दिपालपुर की सीमा मिलती है। उसके बाद गांव दिपालपुर की आयत संख्या 48, 62, 71 की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ दक्षिण की तरफ उस 
बिन्दु तक जहां गांव खेवड़ा की राजस्व सीमा मिलती है । उसके बाद आयत संख्या 38, 40 , 65 , 69 , 100 , 105, 134, 139, 168 , 173 तथा *99 गांव 
खेवड़ा की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक जहां यह गांव असावरपुर की राजस्व सीमा मिलती है । उसके बाद गांव 
असावरपुर की आयत संख्या 1, 23, 34, 45 तथा 52 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की ओर “ डी ” बिन्दु तक जोकि गांव असावरपुर 

आयत संख्या 52 की दक्षिणी पूर्वी कोना है। उसके बाद आयत संख्या 61 व 62 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ पूर्व की ओर उस बिन्दु तक 
जहां गांव सेवली की राजस्व सीमा मिलती है । उसके बाद आयत संख्या 12 ,13, 14 की उत्तरी सीमाओं के साथ - साथ पूर्व की ओर आयत संख्या 
4 के उत्तरी पूर्वी कोने तक । उसके बाद गांव सेवली की राजस्व सीमा के साथ -साथ पूर्व की ओर गांव सेवली की आयत संख्या 21 के उत्तरी पूर्वी 
कोने तक जहां यह गांव जाखौली की राजस्व सीमा से मिलती है, उसके बाद गांव जाखौली सीमा के साथ- साथ उत्तर की ओर आयत संख्या 34 
के उत्तर पश्चिमी कोने तक । उसके बाद आयत संख्या 34 , 33 , 32 , 31, 30 तथा 29 की उत्तर सीमाओं के साथ -साथ पूर्व की ओर आयत संख्या 
29 के उत्तर पूर्वी कोने तक । उसके बाद आयत संख्या 29, 40 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ दक्षिण की ओर आयत संख्या 51 के उत्तर पूर्वी कोने 
तक । उसके बाद आयत संख्या 50, 49, 48, 47 , 46 की उत्तरी सीमाओं के साथ- साथ पूर्व की ओर उस बिन्दु तक जहां गांव पबसीरा तथा झुंडपुर 
की सीमा मिलती है । उसके बाद आयत संख्या 2 की उत्तरी सीमा के साथ -साथ पूर्व की ओर उसके बाद गांव पबसीरा की सीमा के साथ - साथ 
दक्षिण पूर्वदिशा में आयत संख्या 4 के उत्तरी पूर्वी कोने तक । उसके बाद गांव मनौली की आयत संख्या 1, 9, 10 ,23, 27 , 43 और 49 की पूर्वी 


PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT. 15, 2002 ( ASVN. -23, 1924 SAKA) 


819 


सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की तरफ , उसके बाद आयत संख्या 72 तथा 71 की उत्तर सीमाओं के साथ पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 
71 , 82 , 105, 15, 135, 146 तथा 153 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की तरफ उस बिन्दु तक जहां गांव मनौली तथा खुर्मपुर की सीमाएं 
मिलती हैं । उसके बाद गांव खुर्मपुर की आयत संख्या 31 के उत्तरी पूर्वी कोने तक | उसके बाद आयत संख्या 34 की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ 
दक्षिण की ओर आयत संख्या 51 के उत्तर पूर्वी कोने तक । उसके बाद आयत संख्या 50 तथा 49 में उत्तर सीमाओं के साथ पूर्व की ओर आयत 
संख्या 49 के उत्तर पूर्वी कोने तक । उसके बाद गांव खुर्मपुर की आयत संख्या 49 तथा 57 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ दक्षिण की तरफ उस 
बिन्दु तक जहां गांव बाकीपुर की सीमा मिलती है । उसके बाद गांव बाकीपुर, बसन्तपुर तथा ढहेसरा की पूर्वी सीमाओं के साथ- साथ दक्षिण की ओर 
गांव ढहेसरा की आयत संख्या 16 के पूर्वी सीमा के मध्य बिन्दु तक । उसके बाद आयत संख्या 16, 20 तथा 35 की पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ 
दक्षिण की तरफ बिन्दु “ ई” तक जो आयत संख्या 35 का दक्षिणी पूर्वी कोना है तथा दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है । 


दक्षिण : - बिन्दु “ ई” जोकि दिल्ली की राज्य सीमा पर स्थित है से शुरु करते हुए राज्य सीमा के साथ- साथ पश्चिम की ओर 
बिन्दु “एफ " तक जोकि दिल्ली -पानीपत. रेलवे लाईन तथा दिल्ली राज्य की सीमा को काटने वाला बिन्दु है । 


पश्चिम :-बिन्दु “ एफ जोकि दिल्ली पानीपत रेलवे लाईन तथा दिल्ली की राज्य सीमा को काटने वाला बिन्दु है से शुरु करते हुए रेलवे 
लाईन की पूर्वीकिनारे के साथ - साथ उत्तर की ओर “ जी " बिन्दु तक जहां पर दिल्ली - पानीपत रेलवे लाईन गांव अकबरपुर बरौटा की आयत 
संख्या 25 की दक्षिण सीमा पर मिलती है उसके बाद गांव अकबरपुर बरौटा की सीमा के साथ -साथ पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक जहां गांव 
की सीमा ड्रेन नं08 के साथ - साथ मिलती है । उसके बाद ड्रेन संख्या 8 के उत्तर किनारे के साथ - साथ पश्चिम की ओर बिन्दु “ एच " तक जहां 
ड्रेन नं 0 8 पश्चिम यमुना नहर से मिलती है । उसके बाद पश्चिम यमुना नहर के पूर्व किनारे के साथ - साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए " तक जोकि 
शुरुआती बिन्दु है । 


. 


भास्कर चटर्जी 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 25th September, 2002 


M 


No. DTCP -STP (E ) -2002 /M -263/3290. - In exercise of the powers conferred by Section 7 ( A ) of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act , 1975 ( Act 8 of 1975 ), and all other powers enabling him in this 
behalf; the Governor of Haryana berehy notifies the Urban Area of Sonepat as specified in the Schedule given below and 
shown in the plan appended hereto for the purpose of said section , namely :-- 


Schedule 


The Schedule of boundaries of the area around and within Municipal Area, Sonepat town to be read with Drawing 
No. D.T.P. ( S) 873/2000 dated 19th July, 2000. 


North : Starting from point A i.e. The North West corner of rectangle No. 12 of village Barwasni, thence towards 
East along Northern boundary of village Barwasni, Sonepat rural, Tharu ,Oldepur, Jawahari Abdulapur, Kurar Ibrahimpur 
and Hassanpur upto point‘ B where it meets the Eastern boundary ofrectangle No. 19 of village Hassanpur. 

Eust : Thence , towards South along the Eastern boundaries of rectangle No. 19 , 26 , 31 , 40, 45 and 54 of village 
Hassanpur upto the point where the revenue boundary of village Murthalmeets. Thence, towards South along Eastern 
boundary of rectangle No.67 and 87 of village Murthal upto the South - East comer of rectangle No. 87. Thence, towards 
East along Northern boundariesofrectugle from 94 , 95 , 96 , 97 , 98, 99 and 100 upto the North -East corner of rectangle 
No. 100) upto point C " of village Murthal. Thence, towards South along Eastern boundaries of rectangle No. 100, 109, 


820 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 15 , 2002 (ASVN . 23 , 1924 SAKA ) 


[ PART 1 


133, 150 , 179, 194 , 219 , 231, 254 and 262 of village Murthal upto the pointwhere the boundary of village Kamaspur 
meets. Thence, further towards South along the Eastern boundary of rectangle No. 10 , 13, 21, 30 , 37, 51, 58 and 70 of 
village Kamaspur upto the South -East corner of rectangle No. 70 where itmeets the village boundary of village Kishora . 
Thence, towards South along Eastern boundary of rectangle No. 2 upto the South - East corner of this rectangle: Thence, 
towards East along the Northern boundary of rectangle No. 5 of village Kishora and rectangle No. 33, 32 , 31, 30, 29 of 
village Murshadpur upto the point where the revenue boundaries of village Murshadpur, Asadpur and Dipalpur meet. 
Thence, towardsNorth - East along the village boundary upto rectangle No. 28. Thence , towards South along the Eastern 
boundaries of rectangle No. 28 , 38 , 41 , 51 of village Murshadpur upto the point where itmeets revenue boundary of 
village Dipalpur. Thence , towards South along Eastern boundaries of rectangle No. 48, 62 , 71 of village Dipalpur the 
pointwhere itmeets the revenue boundary of Kheora . Thence , towards South along the Eastern boundaries of rectangle 
No. 38 , 40 ,65 , 69, 100 , 105 , 134 , 139 , 168 , 173 and 199 of village Kheora upto the point where it meets the revenue 
boundary of village Aswarpur. Thence, towards South along the Eastern boundaries of rectangle No. 11, 23, 34, 45 and 
52 of village Aswarpur upto the point d which is the South- Eastern corner of rectangle No. 52. Thence, towards East 
along the Northern boundary of rectangle No. 61 and 62 upto the point where it meet the revenue boundary of village 
Sewli. Thence, towards East along the Northern boundary of rectangle No. 12 , 13 , 14 upto the North- East corner of 
rectangle No. 14. Thence, towards East along the revenue boundary of village Sewli upto the North -East corner of 
rectangle No.21 of village Sewli where itmeetthe revenue boundary of village Jakboli. Thence, towards North along 
the revenue boundary of village Jakholi upto the Northem -West comer of rectangle No. 34. Thence, towards East along 
the Northern boundaries of rectangle No. 34 , 33, 32, 31, 30 and 29 upto the North -Eastern corner of rectangle No. 29. 
Thence , towards South along Eastern boundaries of rectangle No. 29 , 40 upto North -East comer of rectangle No.51. 
Thence, towards East along Northern boundaries of rectangle No. 50 , 49, 48, 47 , 46 upto the point where the village 
boundaries of Pabsira and Jhundpur meet. Thence , towards East along Northern boundary of rectangle No. 2. Tbence, 
towards South -East along village boundary of village Pabsira upto Northern comer of rectangle No. 14. Thence , towards 
South along Eastern boundaries of rectangle No. 1, 9, 10 , 23 , 27 , 43 and 49 of village Manoli. Thence, towards East 
along the Northern boundaries of rectangle No. 72 and 71: Thence , towards South along the Eastern boundaries of 
rectangle No. 71, 82 , 105, 115, 135 , 146 and 153 upto the point where village boundaries of Manoli and Khurampur 
meets . Thence , towards East along the village boundary of village KŁurampur upto North -East corner of rectangle No. 
31 of village Khurampur. Thence, towards South along the Eastern boundaries of rectangle No. 31 and 34 upto the 
North - East corner of rectangle No. 51. Thence, towards East along Northern boundaries of rectangle No. 50 and 49 upto 
the North -East corner ofrectangle No. 49. Thence, towards South along the Eastern boundaries of rectangle No. 49 and 
57 of village Khurampur upto the point where the village boundary of Bakipur meets. Thence, further towards South 
along the Eastern boundaries of village Bakipur, Basantpur and Dhesra upto the mid -point of Eastem boundary of 
rectangle No. 16 of village Dhesra. Thence, towards South along the Eastern boundaries of rectangle No. 16 , 20 and 35 
upto the point ‘ E where is South - East corner of rectangle No. 35 meeting with State boundary of Delhi. 


South : Starting from point E on the State boundary of Delhi towards West along the State boundary upto the 
point F wbich is the point of intersection where Delhi-Panipat railway line intersects the boundary of Delhi State. 

West : Starting from point F i.e . The point of intersection of Delhi- Panipal railway line on State of boundary of 
Delhi, moving towards North -along the Eastern edge of railway line upto the point G which is the point where the 
Delhi- Panipat railway line meets the Southern boundary of rectangle No. 25 of village Akbarpur Barota . Thence, 
towards West along the village boundary of village Akbarpur Barota upto the point where the village boundary meets 
drain No. 8. Thence, further towards West along the Northern bank of drain No. 8 upto the point H which is the 
intersection point of drain No. 8 and Western Yamuna Canal. Thence, towards North along the Eastern bank of Western 
Yamuna Canal upto the point ‘ A ’ which is the starting point. 


BHASKAR CHATTERJEE , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana, Town and Country Planning Department. 


